सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ, 19 3 7 ( श० ) 


संख्या 142 राँची , शुक्रवार 


5 फरवरी, 2016 ( ई० ) 


कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( कृषि प्रभाग ) 


. ...... . 


. 


. 


अधिसूचना 

4 फरवरी, 2016 
संख्या-बी॰ग्रा०नि०का4 0 3/JRBN/ 20 10 -37 3 -- कृ० राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 
17 नवम्बर , 2011 को सम्पन्न बैठक में झारखण्ड राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की 
स्वीकृति प्रदान की गई थी, तदनुसार झारखण्ड राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड के गठन हेतु राज्यादेश सं० 
94, दिनांक 1 दिसम्बर , 2011 निर्गत किया गया था । 

उक्त झारखण्ड राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड, रांची से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ ऐसोसिएशन एवं 
आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन की संरचना The companies Act, 1956 पर आधारित रहने के कारण उक्त निगम का 
का नाम झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड, राँची करते हुए इससे संबंधित मेमोरेंडम ऑफ 
ऐसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन को The companies Act , 2013 के आधार पर संशोधित करने का 
निर्णय विभागीय संकल्प सं०- 4412, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 के द्वारा ली गई तथा निर्णय के अनुसार उक्त 
उक्त कंपनी के निबंधन की कार्रवाई की गई । 

झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड , राँची का निबंधन Registar of companies, Jharkhand के 
द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2016 को किया गया, जिसका CIN No - U01403JH2016SGC003449 है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 5 फरवरी 2016 
राज्य सरकार, झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड, राँची के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की 
Regulation 61 (2) एवं Regulation 64 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारियों को 
का कम्पनी के प्रथम निदेशक के रूप में नियुक्त करती है । 


प्रधान सचिव, योजना -सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची । 


1 श्री अमित खरे 
2 श्री एन०एन सिन्हा 
3 श्री सुखदेव सिंह 
4 डा० नितिन कुलकर्णी 
5 श्री जटाशंकर चौधरी 


प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची । 
प्रधान सचिव , जल संसाधन , झारखण्ड, राँची । 
सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड, राँची । 
कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची । 


उपरोक्त निदेशकों की नियुक्ति उनके पद के साथ मानी जाएगी। इन निदेशकों का स्थानान्तरण होने पर 
अथवा अन्य किसी कारणवश इनके बदले में जो पदाधिकारी समय- समय पर उपरोक्त पद में नियुक्त होगा, वह 
पदाधिकारी कार्य प्रभार लेने की तारीख से कम्पनी का निदेशक माना जायेगा । उपरोक्त निदेशक का पद पदेन 
माना जायेगा । 

राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जब तक किसी अन्य व्यक्ति/ पदाधिकारी की नियुक्ति 
नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में नहीं होती है। तब-तक विकास आयुक्त , झारखण्ड, रांची अध्यक्ष के रूप में नामित किये 
किये जाते है । 

उक्त निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में तत्काल प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद , 
झारखण्ड, रांची की नियुक्ति की जाती है | 

इस अधिसूचना पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 
डा०नितिन मदन कुलकर्णी, 

सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 142 - 50 | 


